सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


21 माघ, 1937 ( श० ) 


संख्या 172 राँची, बुधवार , 


10 फरवरी , 2 0 16 ( ई० ) 


स्वास्थ्य , चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग | 


संकल्प 
2 फरवरी , 2016 


विषयः सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सुविधा हेतु शुल्क निर्धारण के संबंध में | 

संख्या - 10 / नर्सिंग- 10 -0 8 / 20 13 . 32 ( 10 )--वर्तमान में राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी नर्सिंग 
प्रशिक्षण संस्थानों | पारा मेडिकल प्रशिक्षण संस्थानों एवं डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी 
अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों से शुल्क 
लिये जाने के संबंध में कोई नीति निर्धारित गठित नहीं है | 

2 . राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों, पारा मेडिकल प्रशिक्षण 
संस्थानों एवं डेंटल कॉलेज के प्रशिक्षणार्थियों को सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण सुविधा 
उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों से लिये जाने वाले शुल्क के निर्धारण हेतु निदेशक प्रमुख, 
स्वास्थ्य सेवाएँ की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था । 

____ 3 . राज्य सरकार ने समिति से प्राप्त अनुशंसा पर सम्यक रूप से विचार कर राज्य के अन्तर्गत 
संचालित निजी नर्सिंग प्रशिक्षण संस्थानों । पारा मेडिकल संस्थानों एवं डेंटल कॉलेजों के प्रशिक्षणार्थियों 
को सरकारी अस्पतालों में क्लीनिकल प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराये जाने के लिये प्रशिक्षणार्थियों से 
निम्न रूपेण शुल्क लेने का निर्णय लिया है: 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) बुधवार, 10 फरवरी, 2016 

___ एक सत्र के लियेनिर्धारित राशि ( रूपये में ) 


क्र० 


कोर्स 


सामान्य कोटि | बी0 सी0 एस0 सी0 । एस0 टी0 के लिये 
| ओ0 बी0 सी0 एवं अन्य 


जी0 एन0 एम0 


रु0 2500 / - प्रति छात्र । 


| रु0 10 0 0 / - प्रति छात्र । 


| बी0 एस0 सी0 नर्सिंग 


रु0 2 5 0 0 / - प्रति छात्र । 


रु0 10 0 0 / - प्रति छात्र । 


ए0 एन0 एम0 


| रु0 10 0 0 / - प्रति छात्र । 


| रु0 400 / - प्रति छात्र । 


अन्य सभी पारा मेडिकल रु0 2 0 0 0 / - प्रति छात्र । 


रु0 8 0 0 / - प्रति छात्र । 


के रु0 10 , 000 / - प्रति छात्र । 


रु0 4000 / - प्रति छात्र । 


डेंटल कॉलेज 
प्रशिक्षणार्थी 


प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त शुल्क की राशि को निम्न शीर्ष में जमा किया जायेगाः 

मुख्य शीर्ष. 0 2 10 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थय 
उप शीर्ष- 03 . चिकित्सा तथा प्रशिक्षण और अनुसंधान 
लघु शीर्ष- 10 5 - एलोपैथिक 
उप शीर्ष- 0 1. चिकित्सा शिक्षा के लिए शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्क | 
विस्तृत शीर्ष- 01. प्राप्तियाँ - 01. प्राप्तियाँ 
Code- R 021003105010101 


5 . इसमें मंत्रिपरिषद की दिनांक 12 जनवरी, 2016 को संपन्न बैठक की मद संख्या-03 में 
स्वीकृति प्राप्त है । 

6 . यह आदेश संकल्प निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

के० विद्यासागर , 
सरकार के प्रधान सचिव । 


. 


. 


. 


. 


. 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण) 172 - 50 । 


